निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 582 ) 


__ 2 श्रावण 1935 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 24 जुलाई 2013 


सं0 1 / मु०स्था0रा0भू0 (विविध ) - 15 - 11 / 2012 - 718( 1) / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार , 
बिहार, पटना । 


द्वारा: 


वित्त विभाग । 


पटना - 15, दिनांक 23 जुलाई 2013 


2. 


विषय : बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए अवर न्यायाधीश के वेतनमान 

39530 - 920 - 40450 - 1080 - 49090 - 1230 - 54010 रूपये में एक निबंधक का पद स्थायी 

रूप से सृजन के सम्बन्ध में । 
आदेश: 

स्वीकृत । 

इसका व्यय भार समूह शीर्ष गैर योजना के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष - 2014 - न्याय प्रशासन, उप मुख्य 
शीर्ष - 00 लघुशीर्ष - 106 - लघु वाद न्यायालय, उपशीर्ष - 0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण मांग सं0 - 40 विपत्र कोड 
सं0 - N - 2014001060003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

3. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना से की जायेगी तथा इसके निकासी 
एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार भूमि न्यायाधिकरण , पटना के लिए घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की 
जायेगी । 

सृजित किये जानेवाले निबंधक के पद की व्यय विवरणी अनुसूची - 1 संलग्न है । 
सृजित किये जानेवाले निबंधक के पद के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति 


प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जुलाई 2013 

अनुसूची - I 
बिहार भूमि न्यायाधिकारण के लिए निबंधक का एक पद सृजन के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय विवरण 


क्र0 


पदनाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान 


औसत वेतन 


| 


3 


निबंधक , 
वेतनमान - 39530 - 920 - 40450 
1080 - 49090 – 1230 - 54010 


39530 - 54010 


46770. 00 


योग: 


आवास किराया भत्ता 


जीवन यापन 
भत्ता (72 % ) 


चिकित्सा भत्ता 


एक माह का 
अनुमानित व्यय 
(7 + 8 + 9 + 10 ) 


अभ्युक्ति वार्षिक 

व्यय स्तम्भ 
(11x12X3 ) 


( 20 % ) 


33674. 00 


9354. 00 


200.00 


89998 . 00 


1079976 . 00 


योग: 


1079976 .00 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 582-571+ 250 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


